पंजीकरण संख्या- यू 0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड -17 ] रुड़की, शनिवार , दिनांक 15 अक्टूबर , 2016 ई0 ( आश्विन 23, 1938 शक सम्वत्) [संख्या -42 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


... 


... 


3075 


493-498 


1500 


699-706 


1500 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 -विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम, कार्य-विधियां , आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 -निदेशक , शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 --बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि 


975 


975 


975 


... 


- 


975 


975 


231-232 


975 


1425 


493 - क 


494 


उत्तराखण्ड गजट , 15 अक्टूबर, 2016 ई ० ( आश्विन 23 , 1938 शक सम्वत्) 

[ भाग 1 
भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग 

अधिसूचना 

23 सितम्बर, 2016 ई ० 
संख्या 1805 / XXXX / 2016-18 / 2004- अधिसूचना संख्या 1886 / XXXX / 2013-18 / 2004 , दिनांक 12.08.2014 
के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय , औषधि एवं प्रसाधन नियमावली, 1945 के नियम 154(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों के विनिर्माण अनुज्ञप्ति (लाइसेंस ) जारी किये जाने हेतु गठित विशेषज्ञों 
का पैनल, जिसका कार्यकाल उक्त अधिसूचना दिनांक 12.08.2015 के द्वारा दिनांक 21.08.2015 से 01 वर्ष के लिए 
बढ़ाया गया था , के क्रम में विशेषज्ञों का पैनल आदेश निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए गठित करने की 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 
(1) निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून 

अध्यक्ष, 
( 2) डा 0 सुरेश चौबे, एम 0 डी 0 ( आयु०), एसोशियेट प्रोफेसर, द्रव्यगुण विभाग, 

ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज, हरिद्वार 
( 3 ) डा 0 सिमरन कौर, एम 0 डी 0 ( आयुर्वेद ), रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना, 

रायपुर रोड, देहरादून 
(4 ) श्री जगदीश चन्द्र आर्य, पी 0 एच0 डी 0, बॉटनी, रिसर्च, ऑफिसर, 

क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, सी 0 सी 0 आर0एस0, रानीखेत, 

अल्मोड़ा 
(5) डा 0 शाजिया शमीम, यूनानी चिकित्साधिकारी, राजकीय यूनानी 

चिकि लय, कलियर शरीफ , हरिद्वार 
( 6) डा 0 डी 0 सी 0 गुरूरानी, संयुक्त निदेशक , पशुधन मोथरोवाला, देहरादून 

सदस्य , 
(7) डा 0 यतेन्द्र सिंह रावत , सहायक औषधि नियंत्रक , आयुर्वेदिक एवं 

सदस्य सचिव । 
यूनानी सेवा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून । 


सदस्य , 


सदस्य , 


सदस्य , 


सदस्य , 


आज्ञा से , 


ओम प्रकाश, 


प्रमुख सचिव । 


गृह अनुभाग -1 

अधिसूचना 

26 सितम्बर, 2016 ई ० 
संख्या 823 / XX - 1 / 16-3(09) 2016- श्री राज्यपाल महोदय, शासनादेश सं 0 3497 / III - 500(5 )-46, दिनाँक 
06 नवम्बर, 1946 ( Manual of Government Orders के प्रस्तर -250), के प्राविधानों के अधीन श्री गोविन्द राम नबियाल , 
पुलिस उपाधीक्षक , उत्तराखण्ड पुलिस के स्थान पर सेवा अभिलेखों में उनका नाम परिवर्तन करते हुए श्री गोविन्द नबियाल 
अंकन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


495 


भाग 1 ] उत्तराखण्ड गजट , 15 अक्टूबर, 2016 ई० ( आश्विन 23 , 1938 शक सम्वत्) 

विज्ञप्ति / पदोन्नति 

28 सितम्बर, 2016 ई ० 
संख्या 1302 / Xx(1)-2016-3 (12)2004- उत्तराखण्ड प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग के पुलिस उपाधीक्षक, वेतनमान 
(₹ 15,600-39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400) के पद पर प्रोन्नति कोटे की चयन वर्ष 2016-17 की रिक्तियों के विरुद्ध 
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में आयोजित चयन समिति की बैठक दिनांक 28.07.2016 को नियमित चयन हेतु 
की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय, निम्नलिखित स्थायी पुलिस निरीक्षक को पुलिस उपाधीक्षक के 
पद पर प्रोन्नत करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष के लिए परिवीक्षाकाल पर रखे जाने की सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान करते हैं : 
क्र ० सं ० 

अभ्युक्ति 


नाम 


1 


2 


3 


1 . 


श्री संजीव कुमार कौशिक श्री बचन सिंह राणा, पुलिस उपाधीक्षक के दिनांक 30.09.2016 की 

सेवानिवृत्ति से उत्पन्न होने वाली रिक्ति के सापेक्ष 
2. उक्त तालिका में उल्लिखित अधिकारी अपने नाम के सम्मुख स्तम्भ -3 में अंकित अभ्युक्ति में वर्णित अधिकारी 
के सेवानिवृत्ति के उपरान्त उत्पन्न होने वाली स्पष्ट रिक्ति की तिथि से पदोन्नत किये जा रहे पद पर कार्यभार ग्रहण 
करते हुए अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे । 

उपरोक्त पदोन्नति मा 0 उच्च न्यायालय , उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 
1738 (एस / एस ) / 2012 में मा 0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी । 

आज्ञा से , 
डॉ ० उमाकान्त पंवार , 


3 . 


प्रमुख सचिव । 


श्रम एवं सेवायोजन विभाग 

विज्ञप्ति / पदोन्नति 

27 सितम्बर , 2016 ई ० 
संख्या 1205 / VIII / 16-422(ईं 0एस 0 आई 0) / 2002 – श्रम एवं सेवायोजन विभाग के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा 
योजना के अन्तर्गत मुख्य फार्मासिस्ट (राजपत्रित) के 08 रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु दिनांक 14.09.2016 को 
सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में , समिति की संस्तुति के आधार पर चयनित निम्न फार्मासिस्टों को मुख्य 
फार्मासिस्ट ( राजपत्रित ) कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड, वेतनमान ₹ 15,600-39,100 , ग्रेड पे ₹ 5,400 के पद 
पर तात प्रभाव से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 

क्रमांक कर्मचारी का नाम 

श्री कृपाल सिंह टम्टा , 


1 . 


2 . 


श्री अजय कुमार, 


3 . 


श्री मनोज कुमार , 


4 . 


श्री विनोद देवरानी । 


496 


उत्तराखण्ड गजट , 15 अक्टूबर, 2016 ई 0 ( आश्विन 23, 1938 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप संबंधित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि 
के लिए परिवीक्षा में रखा जाता है । 

3. उक्त कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे मुख्य फार्मासिस्ट पद पर योगदान देंगे तथा इनकी अग्रिम 
तैनाती हेतु पृथक से आदेश किये जायेंगे । 

आज्ञा से , 
मनीषा पंवार , 


प्रमुख सचिव । 


गृह अनुभाग -4 

अधिसूचना 

21 सितम्बर, 2016 ई ० 
संख्या 970 / बीस-4 / 2016–4( कारा 0) / 2016 - श्री राज्यपाल महोदय, उ0 प्र 0 जेल मैनुअल के अध्याय -25 के 
प्रस्तर -669 एवं प्रस्तर -671 में दी गयी व्यवस्था के अधीन श्री शहनबाज मंसूरी पुत्र श्री कुर्बान अली, निवासी 
मौ ० मैदानियान, शाह गली, ज्वालापुर , हरिद्वार को जिला कारागार, हरिद्वार में अशासकीय पर्यवेक्षक ( जेल विजिटर ) के 
रूप में नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

2. उपरोक्त नामांकन तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा तथा श्री शहनबाज मंसूरी की नियुक्ति इस अधिसूचना 
की दिनांक से 01 वर्ष अथवा शासन के अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले घटित हो , तक की अवधि के लिये होगी 
तथा उन्हें अशासकीय पर्यवेक्षक के रूप में कोई पारिश्रमिक / मानदेय देय नहीं होगा । 

3. जेल मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत अशासकीय पर्यवेक्षक द्वारा कारागार का पर्यवेक्षण 4:00 बजे अपरान्ह 
के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व किसी भी समय नहीं किया जायेगा । किसी एक अवसर पर ऐसे पर्यवेक्षण की अवधि 
जिला कारागार में दो घण्टे से अधिक की नहीं होगी । अशासकीय पर्यवेक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे 2:00 बजे 
अपरान्ह 

के पश्चात् पर्यवेक्षण न करें , क्योंकि यह ऐसा किया जाना बंदीकरण (Locking Up) से हस्तक्षेप करता है । 

कारागार में अशासकीय पर्यवेक्षकों की संख्या बहुत अधिक होने के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट ऐसे 
अशासकीय पर्यवेक्षकों की एक सूची बारी - बारी से पर्यवेक्षण करने के लिये बनायेगा , जिससे इस सूची के अनुसार दो 
या तीन महीने की अवधि के दौरान तीन से अधिक पर्यवेक्षक, कारागार का पर्यवेक्षण करने का हकदार नहीं होंगे । 
अधीक्षक , कारागार प्रबन्ध करेगा कि कारागार में आये पर्यवेक्षक के साथ एक उत्तरदायी कारागार अधिकारी और 
मार्गदर्शक दल रहे । 

आज्ञा से ,. 
विनोद शर्मा, 


4. 


सचिव । 


SAINIK WELFARE SECTION 
In pursuance of the provisions of clause (3) ofArticle 348 of the Constitution of India , the Governor is 
pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 1061/XVII-5 /16-13(6 ) 
Paramilitary/ 2015 Dehradun, Dated September , 2016 for general information : 

NOTIFICATION 

September 15 , 2016 
No. 1061/xVII -5/16-13(6 ) अर्द्ध सै 0/ 2015--In continuation of Notification No. 801/ XVII -5/15-13(6 ) 
Paramilitary /2015 , dated 01.08.2015 issued sub -section ( 1) of section 11 and sub -section (4) of Section 40 of 
the Act 2013 (Act No. 30 of 2013 ), the Governor is pleased to declare under sub -section ( 1) of section 19 of the 
said Actthat he is satisfied that the land mentioned in the Schedule below , is needed for a public purpose, namely 
for construction of the New Boarder Out Post Lamari of 11th BN SSB Didihat at village Budhi, Patti Gunji, Tehsil 
Dharchula , Distt. Pithoragarh therefore to direct the District Collector, Pithoragarh to taken action for acquire the 
said land . 


भाग 1]] 


उत्तराखण्ड गजट, 15 अक्टूबर, 2016 ई ० ( आश्विन 23 , 1938 शक सम्वत् ) 


497 


WEHEREAS , the Governor is being in opinion that the case is one of urgency, therefore the Governor is 
further pleased under sub -section (4) of section 40 and directed that though no award has been made, under 
section 23 the Collector, Pithoragarh may, on the expiration of 15 days from the publication of the notice under 
section 23, take possession of the said land mentioned in the Schedule below for the said public purpose. 

Schedule 
District Pargana Mauza Plot no . 

Area ( Hect.) 
2 3 4 

5 
Pithoragarh 

Darma Budhi 3806M 

0.0400 
3807M 

0.0400 
3815 

0.0130 
3817 

0.0240 
3818 

0.0110 
05 

0.1280 


NOTE : Area of the land and other details may be inspected by the interested person in the office of 
Collector, Pithoragarh . 

By Order, 
ANAND BARDHAN , 

Secretary . 


सिंचाई अनुभाग -1 

विज्ञप्ति 

23 सितम्बर, 2016 ई ० 
संख्या 1517 / I - 2015-01( 46 ) / 2002-एतद्वारा यह विज्ञप्ति की जाती है कि उत्तराखण्ड प्रदेश अभियन्ता 
सेवा (सिंचाई विभाग) श्रेणी क के निम्नलिखित अधिकारी की उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को 60 वर्ष की 
अधिवर्षता की आयु पूर्ण करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो जायेंगे: 
अधिकारी का नाम 

जन्मतिथि पदनाम 

सेवानिवृत्ति की तिथि 
सर्वश्री 
हरीश सिंह रौतेला 

अधिशासी अभियन्ता (सिविल ) 


क्र ० सं ० 


1 . 


01.01.1957 


31.12.2016 


आनन्द बर्द्धन , 

सचिव । 
सिंचाई अनुभाग -2 

अधिसूचना 

28 सितम्बर , 2016 ई ० 
संख्या 2501 / 1-2016 / 17 (19) / 2015 , टी 0 सी0 - उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1737 / 11-2016-17 (19) / 2015 , 
दिनांक 08 जुलाई, 2016 के द्वारा उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक अधिनियम, 2013 एवं यथासंशोधित 
अधिनियम, 2016 की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड जल संसाधन प्रबन्धन और 
नियामक आयोग ज्ञात नाम से एक आयोग की स्थापना की गयी है । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 4) के 
अन्तर्गत आयोग में एक अध्यक्ष और दो से अनाधिक संख्या में सदस्य का प्राविधान करने की श्री राज्यपाल महोदय, 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

आज्ञा से , 
आनन्द बर्द्धन , 


सचिव । 


498 


उत्तराखण्ड गजट, 15 अक्टूबर, 2016 ई० ( आश्विन 23, 1938 शक सम्वत् ) 

[भाग 1 
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन 

कार्यमुक्त प्रमाण - पत्र 

12 जून, 2016 ई ० 
संख्या 69 / नि ० स० वि ० सं 0 का 0 / 2016--17 - प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन की विज्ञप्ति 
संख्या 301 / XXX(4) / 2016-04(4) / 2015, दिनांक 10 जून , 2016 में जैसा कि यहाँ व्यक्त किया गया है, अधोहस्ताक्षरी 
द्वारा प्रमुख सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यभार से आज दिनांक 12 जून , 2016 
के अपराह्न में कार्यमुक्त हुआ । 

जय देव सिंह, 

कार्यमुक्त अधिकारी । 
प्रतिहस्ताक्षरित , 
ह0 . ( अस्पष्ट ) 


मुख्य सचिव , 


उत्तराखण्ड शासन । 


कार्यभार ग्रहण प्रमाण - पत्र 

24 जून , 2016 ई ० 
संख्या 71 / xxxvi(3) नि 0 स0 / 2016-17 - प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना 
संख्या 1118 / xxx -1-15-26 (1) / 16 का 0 अनु0-1, दिनांक 23 जून, 2016 में जैसा कि यहाँ व्यक्त किया गया है , 
अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपर सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य, उत्तराखण्ड शासन का कार्यभार आज दिनांक 24 जून, 2016 
के पूर्वाह्न में ग्रहण किया । 

भारत भूषण पाण्डेय, 

अपर सचिव , 
विधायी एवं संसदीय कार्य, 

उत्तराखण्ड शासन । 
प्रतिहस्ताक्षरित , 
रमेश चन्द्र खुल्वे, 


प्रमुख सचिव , 


विधायी एवं संसदीय कार्य , 

उत्तराखण्ड शासना 


कार्यभार ग्रहण प्रमाण - पत्र 

28 जून , 2016 ई ० 
संख्या 76 / xxxvi (3)नि 0 स0 / 2016-17 - प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना 
संख्या 1148:/- XXX - 1-16-26 (1) / 16 का 0 अनु0-1, दिनांक 23 जून, 2016 में जैसा कि यहाँ व्यक्त किया गया है , 
अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रमुख सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य, उत्तराखण्ड शासन का कार्यभार आज दिनांक 24 जून , 2016 के पूर्वाह्न 
में ग्रहण किया । 

रमेश चन्द्र खुल्वे, 


प्रमुख सचिव, 


विधायी एवं संसदीय कार्य, 

उत्तराखण्ड शासन । 


प्रतिहस्ताक्षरित , 
ह० ( अस्पष्ट ) 


मुख्य सचिव , 


उत्तराखण्ड शासन । 
पी ०एस ० यू ० ( आर० ई० ) 42 हिन्दी गजट / 509 – भाग 1-2016 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू ० ए० / डी 0 ओ0 / डी 0 डी 0 एन0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, 

उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 15 अक्टूबर, 2016 ई0 ( आश्विन 23, 1938 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य -विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 


कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी , देहरादून 

आदेश 

20/26 सितम्बर, 2016 ई ० 
संख्या 4282 / लाइसेंस / 2016 - श्री रामवीर सिंह पुत्र श्री राम चन्द्र सिंह, 63/58, पार्क रोड, लक्ष्मण चौक , 
देहरादून को इस कार्यालय द्वारा व्यावसायिक लाइसेंस संख्या यूए -0719990101102 जारी किया गया है । उक्त लाइसेंस 
हल्का परिवहन यान के लिए जारी किया गया है , जो कि दिनांक 04.10.2014 को 22.09.2017 तक की अवधि के लिए 
नवीनीकरण कराया गया है । उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली , 2011 के नियम -12 के उपनियम -6 के अन्तर्गत 
व्यवसायिक चालन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी चालन प्रशिक्षण संस्थान से दो 
दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है । लाइसेंसधारक द्वारा अपनी चालन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण 
हेतु आईडीटीआर, झाझरा , देहरादून द्वारा जारी दर्शित 02 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स प्रमाण -पत्र संलग्न किया गया , 
जिसका सत्यापन मुख्यालय स्तर से संबंधित संस्थान से कराये जाने पर संस्थान द्वारा प्रमाण - पत्र उनके द्वारा जारी न 
किये जाने की सूचना दी गयी । इस सम्बन्ध में लाइसेंसधारक को अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक 30.10.2014 
को नोटिस जारी किया गया । लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया तथा पुनः 
दिनांक 02.12.2014 को रिफ्रेशर कोर्स प्रमाण -पत्र प्राप्त करते हुए अपना लाइसेंस नवीनीकरण कराया गया है । मुख्यालय 
स्तर पर फर्जी रिफ्रेशर कोर्स प्रमाण - पत्रों के आधार पर नवीनीकृत कराये गये लाइसेंसों के सम्बन्ध में अन्य चालन 
अनुज्ञप्तियों की भाँति कार्यवाही हेतु परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा आदेश दिये गये, जिसके क्रम में अन्य चालन 
अनुज्ञप्तियों की भाँति उक्त चालान अनुज्ञप्ति को भी दिनांक 06.10.2015 को निरस्त कर दिया गया । 

लाइसेंसधारक द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी / अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के समक्ष 
अपील प्रस्तुत की गयी । अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील में सुनवाई करते हुए अपने पत्र संख्या 3297 / विधि / अपील / 2016 , 
दिनांक 22 अगस्त, 2016 के द्वारा उक्त प्रकरण में लाइसेंसिंग प्राधिकारी के द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की 
धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप आदेश पारित न किये जाने के कारण लाइसेंसिंग प्राधिकारी 
के आदेश दिनांक 06-10-2015 को अपास्त करते हुए प्रकरण में पुनः मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा 19 की 
उपधारा 1 के अन्तर्गत अधीन विधिनुकूल कार्यवाही करने के आदेश किये गये हैं । 


699 - ख 


700 


उत्तराखण्ड गजट , 15 अक्टूबर, 2016 ई 0 ( आश्विन 23 , 1938 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत लाइसेंसिंग प्राधिकारी, लाइसेंसधारक को 
अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं वर्गों या वर्णनों के यान चलाने की कोई चालन अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त 
करने से, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निरहित (Disqualify ) करने का आदेश दे सकता है, या ऐसी चालन अनुज्ञप्ति 
को प्रतिसंहृत (revoke) कर सकता है । 

लाइसेंसधारक द्वारा दिनांक 22.08.2016 को अपील की प्रति के साथ कार्यालय में उपस्थित होकर अवगत 
कराया गया कि उनका लाइसेंस खो गया था , जिसके खोने की पुलिस रिपोर्ट उनके द्वारा थाना, पटेलनगर, देहरादून 
में दिनांक 12.07.2016 को करा दी गयी थी । लाइसेंसधारक द्वारा कार्यालय में दिनांक 12.07.2016 को द्वितीय प्रति हेतु 
आवेदन प्रस्तुत किया गया । लाइसेंसधारक को अवगत कराया गया कि लाइसेंस निरस्त हो चुका है । लाइसेंसधारक द्वारा 
दिनांक 12.07.2016 को ही निरस्तीकरण का आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गयी तथा अपीलीय अधिकारी के समक्ष 
अपील प्रस्तुत की गयी । 

अतः, मैं , संदीप सैनी, अनुज्ञापन प्राधिकारी, मोटर वाहन विभाग , देहरादून , मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 
19 की उपधारा 1( आई ) सपठित धारा 23(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं समस्त तथ्यों का संज्ञान लेते 
हुए लाइसेंसधारक श्री रामवीर सिंह पुत्र श्री राम चन्द्र सिंह, 63/58, पार्क रोड, लक्ष्मण चौक, देहरादून को 22.08.2016 
से 45 दिवस की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के वाहन चलाने हेतु चालन अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए निरहित 
करता हूँ । 
आज दिनांक 20.09.2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया । 

आदेश 

20/26 सितम्बर, 2016 ई ० 
संख्या 4283 / लाइसेंस / 2016 - श्री किशोरी लाल पुत्र श्री श्याम लाल, 76/1, राजपुर रोड, देहरादून को इस 
कार्यालय द्वारा व्यवसायिक लाइसेंस संख्या यूके -0720000240529 , हल्का परिवहन यान, परिवहन यान एवं पीएसवी बस 
के लिए जारी किया गया है । लाइसेंसधारक द्वारा दिनांक 27.02.2013 को दिनांक 14.02.2016 तक की अवधि के लिए 

क्त चालन अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण कराया गया । उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम -12 के 
उपनियम -6 के अन्तर्गत व्यवसायिक चालन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी चालन 
प्रशिक्षण संस्थान से दो दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है । लाइसेंसधारक द्वारा अपनी चालन 
अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु आईडीटीआर, झाझरा, देहरादून द्वारा जारी दर्शित 02 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स प्रमाण - पत्र 
संलग्न किया गया, जिसका सत्यापन मुख्यालय स्तर से संबंधित संस्थान से कराये जाने पर संस्थान द्वारा प्रमाण - पत्र 
उनके द्वारा जारी न किये जाने की सूचना दी गयी । इस सम्बन्ध में लाइसेंसधारक को अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने 
हेतु दिनांक 27.02.2016 को नोटिस जारी किया गया । लाइसेंसधारक द्वारा दिनांक 09.08.2016 को कार्यालय में 
उपस्थित होकर उक्त सम्बन्ध में क्षमायाचना करते हुए भविष्य में ऐसा न करने का कथन किया गया । मोटरयान 
अधिनियम , 1988 की धारा -19 की उपधारा -1 के अन्तर्गत लाइसेंसिंग प्राधिकारी, लाइसेंसधारक को अनुज्ञप्ति में 
विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं वर्गों या वर्णनों के यान चलाने की कोई चालन अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने 
से, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निरहित ( Disqualify) करने का आदेश दे सकता है, या ऐसी चालन अनुज्ञप्ति को 
प्रतिसंहृत (revoke) कर सकता है । 

अतः, मैं , संदीप सैनी , अनुज्ञापन प्राधिकारी, मोटर वाहन विभाग, देहरादून , मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा 
19 की उपधारा 1( आई ) सपठित धारा 23 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं समस्त तथ्यों का संज्ञान लेते 
हुए लाइसेंसधारक श्री किशोरी लाल पुत्र श्री श्याम लाल, 76/1, राजपुर रोड, देहरादून को दिनांक 19.10.2016 तक 
की अवधि के लिए उनकी अनुज्ञप्ति में वर्णित किसी भी प्रकार की वाहन के लाइसेंस धारण करने हेतु अनर्ह घोषित करता 
हूँ । उक्त अवधि में लाइसेंस कार्यालय में जमा रहेगा तथा उक्त अवधि के पश्चात् लाइसेंस अवमुक्त कर दिया जायेगा । 

आज दिनांक 20.09.2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया । 


701 


भाग 1 - क उत्तराखण्ड गजट, 15 अक्टूबर, 2016 ई 0 ( आश्विन 23, 1938 शक सम्वत् ) 

आदेश 

20/26 सितम्बर , 2016 ई ० 
संख्या 4284 / लाइसेंस / 2016 - श्री इकबाल हसन पुत्र श्री राम जानी, ग्राम व पो 0 कारबारी, देहरादून को इस 
कार्यालय द्वारा व्यवसायिक लाइसेंस संख्या यूके -0719940219177 हल्का परिवहन यान, परिवहन यान के लिए जारी 
किया गया है । लाइसेंसधारक द्वारा दिनांक 04.08.2012 से दिनांक 03.08.2015 तक की अवधि के लिए उक्त चालन 
अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण कराया गया । उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम -12 के उपनियम -6 के 
अन्तर्गत व्यवसायिक चालन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी चालन प्रशिक्षण संस्थान 
से दो दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है । लाइसेंसधारक द्वारा अपनी चालन अनुज्ञप्ति के 
नवीनीकरण हेतु आईडीटीआर, झाझरा , देहरादून द्वारा जारी दर्शित 02 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स प्रमाण - पत्र संलग्न किया 
गया , जिसका सत्यापन मुख्यालय स्तर से संबंधित संस्थान से कराये जाने पर संस्थान द्वारा प्रमाण - पत्र उनके द्वारा जारी 
न किये जाने की सूचना दी गयी । इस सम्बन्ध में लाइसेंसधारक को अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक 27.02.2016 
को नोटिस जारी किया गया । लाइसेंसधारक द्वारा दिनांक 05.09.2016 को कार्यालय में उपस्थित होकर उक्त सम्बन्ध 
में क्षमायाचना करते हुए भविष्य में ऐसा न करने का कथन किया गया । मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा-19 की 
उपधारा -1 के अन्तर्गत लाइसेंसिंग प्राधिकारी , लाइसेंसधारक को अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं वर्गों या वर्णनों 
के यान चलाने की कोई चालन अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने से , किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निरहित 
( Disqualify ) करने का आदेश दे सकता है, या ऐसी चालन अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत (revoke ) कर सकता है । 

अतः, मैं , संदीप सैनी, अनुज्ञापन प्राधिकारी, मोटर वाहन विभाग, देहरादून , मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 
19 की उपधारा 1( आई ) सपठित धारा 23(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं समस्त तथ्यों का संज्ञान लेते 
हुए लाइसेंसधारक श्री इकबाल हसन पुत्र श्री राम जानी, ग्राम व पो 0 कारबारी, देहरादून को दिनांक 04.11.2016 तक , 
की अवधि के लिए उनकी अनुज्ञप्ति में वर्णित किसी भी प्रकार की वाहन के लाइसेंस धारण करने हेतु अनर्ह घोषित करता 
हूँ । उक्त अवधि में लाइसेंस कार्यालय में जमा रहेगा तथा उक्त अवधि के पश्चात् लाइसेंस अवमुक्त कर दिया जायेगा । 
आज दिनांक 20.09.2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया । 

आदेश 

20/26 सितम्बर, 2016 ई० 
संख्या 4285 / लाइसेंस / 2016 - श्री निर्मल सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह, खैरी डोईवाला, देहरादून को इस 
कार्यालय द्वारा व्यावसायिक लाइसेंस संख्या यूए -0719950053226 जारी किया गया है । उक्त लाइसेंस, मोटर साइकिल , 
परिवहन यान , पीएसवी बस के लिए जारी किया गया है , जो कि दिनांक 15.09.2014 को 14.09.2017 तक की अवधि 
के लिए नवीनीकरण कराया गया है । उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम -12 के उपनियम -6 के अन्तर्गत 
व्यवसायिक चालन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी चालन प्रशिक्षण संस्थान से दो 
दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है । लाइसेंसधारक द्वारा अपनी चालन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण 
हेतु आईडीटीआर, झाझरा, देहरादून द्वारा जारी दर्शित 02 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स प्रमाण - पत्र संलग्न किया गया , 
जिसका सत्यापन सम्बन्धित संस्थान से कराये जाने पर संस्थान द्वारा प्रमाण - पत्र उनके द्वारा जारी न किये जाने की 
सूचना दी गयी । इस सम्बन्ध में लाइसेंसधारक को अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक 01.10.2014 को नोटिस जारी 
किया गया । लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया तथा पुनः दिनांक 22.11.2014 
को रिफ्रेशर कोर्स प्रमाण - पत्र प्राप्त करते हुए अपना लाइसेंस नवीनीकरण कराया गया है । मुख्यालय स्तर पर फर्जी 
रिफ्रेशर कोर्स प्रमाण - पत्रों के आधार पर नवीनीकृत कराये गये लाइसेंसों के सम्बन्ध में अन्य चालन अनुज्ञप्तियों की 
भाँति कार्यवाही हेतु परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा आदेश दिये गये, जिसके क्रम में अन्य चालन अनुज्ञप्तियों की 
भाँति उक्त चालान अनुज्ञप्ति को भी दिनांक 06.10.2015 को निरस्त कर दिया गया । 

लाइसेंसधारक द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी / अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के समक्ष 
अपील प्रस्तुत की गयी । अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील में सुनवाई करते हुए अपने पत्र संख्या 2531 / विधि / अपील / 2016, 
दिनांक 27 जून, 2016 के द्वारा उक्त प्रकरण में लाइसेंसिंग प्राधिकारी के द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की 
धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप आदेश पारित न किये जाने के कारण लाइसेंसिंग प्राधिकारी 
के आदेश दिनांक 06-10-2015 को अपास्त करते हुए, प्रकरण में पुनः मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की 
उपधारा 1 के अन्तर्गत अधीन विधिनुकूल कार्यवाही करने के आदेश किये गये हैं । 


702 


उत्तराखण्ड गजट, 15 अक्टूबर , 2016 ई 0 ( आश्विन 23, 1938 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत लाइसेंसिंग प्राधिकारी, लाइसेंसधारक को 
अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट समी या किन्हीं वर्गों या वर्णनों के यान चलाने की कोई चालन अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त 
करने से, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निरहित (Disqualify) करने का आदेश दे सकता है, या ऐसी चालन अनुज्ञप्ति 
को प्रतिसंहृत (revoke) कर सकता है । 

लाइसेंसधारक द्वारा दिनांक 12.07.2016 को अपील की प्रति के साथ कार्यालय में उपस्थित होकर उक्त सम्बन्ध 
में क्षमायाचना करते हुए भविष्य में ऐसा न करने का कथन किया गया । लाइसेंसधारक द्वारा अपना मूल लाइसेंस जमा 


कराया गया । 


अतः, मैं , संदीप सैनी, अनुज्ञापन प्राधिकारी, मोटर वाहन विभाग, देहरादून , मोटरयान अधिनियम, 1988 की 
धारा 19 की उपधारा 1( आई) सपठित धारा 23(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं समस्त तथ्यों का संज्ञान 
लेते हुए लाइसेंसधारक श्री निर्मल सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह, खैरी डोईवाला, देहरादून द्वारा कार्यालय में लाइसेंस जमा 
कराने की तिथि 12.07.2016 से 45 दिवस की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के वाहन चलाने हेतु चालन अनुज्ञप्ति 
अभिप्राप्त करने के लिए निरर्हित करता हूँ । 
आज दिनांक 20.09.2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया । 

आदेश 

20/27 सितम्बर , 2016 ई ० 
संख्या 4294 / लाइसेंस / 2016 - श्री हरेन्द्र सिंह बिष्ट पुत्र श्री जमन सिंह, बी ब्लॉक, सरस्वती विहार, देहरादून 
को इस कार्यालय द्वारा व्यावसायिक लाइसेंस संख्या यूके -0720030234027 जारी किया गया है । उक्त लाइसेंस, 
मोटर साइकिल एवं हल्का परिवहन यान के लिए जारी किया गया है, जो कि दिनांक 22.01.2013 को 14.12.2015 तक 
की अवधि के लिए नवीनीकरण कराया गया है । उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम -12 के उपनियम -6 
के अन्तर्गत व्यावसायिक चालन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी चालन प्रशिक्षण संस्थान 
से दो दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है । लाइसेंसधारक द्वारा अपनी चालन अनुज्ञप्ति के 
नवीनीकरण हेतु आईडीटीआर, झाझरा, देहरादून द्वारा जारी दर्शित 02 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स प्रमाण - पत्र संलग्न किया 
गया, जिसका सत्यापन मुख्यालय स्तर से सम्बन्धित संस्थान से कराये जाने पर संस्थान द्वारा प्रमाण - पत्र उनके द्वारा 
जारी न किये जाने की सूचना दी गयी । इस सम्बन्ध में लाइसेंसधारक को अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु नोटिस जारी 
किया गया । लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में अपना पक्ष प्रस्तुत न किये जाने के कारण दिनांक 27.02.2016 
को उक्त लाइसेंस निरस्त कर दिया गया । 

लाइसेंसधारक द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी / अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के समक्ष 
अपील प्रस्तुत की गयी । अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील में सुनवाई करते हुए अपने पत्र संख्या 3297 / विधि / अपील / 2016 , 
दिनांक 22 अगस्त , 2016 के द्वारा उक्त प्रकरण में लाइसेंसिंग प्राधिकारी के द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की 
धारा-19 की उपधारा -1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप आदेश पारित न किये जाने के कारण लाइसेंसिंग प्राधिकारी 
के आदेश दिनांक 06-10-2015 को अपास्त करते हुए, प्रकरण में पुनः मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की 
उपधारा -1 के अन्तर्गत अधीन विधिनुकूल कार्यवाही करने के आदेश किये गये हैं । 

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा -1 के अन्तर्गत लाइसेंसिंग प्राधिकारी, लाइसेंसधारक को 
अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं वर्गों या वर्णनों के यान चलाने की कोई चालन अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त 
करने से, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निरहित (Disqualify ) करने का आदेश दे सकता है, या ऐसी चालन अनुज्ञप्ति 
को प्रतिसंहृत (revoke ) कर सकता है । 

लाइसेंसधारक दिनांक 23-08-2016 को अपील की प्रति के साथ कार्यालय में उपस्थित होकर अपना मूल 
लाइसेंस जमा कराया गया तथा उक्त सम्बन्ध में क्षमायाचना करते हुए भविष्य में ऐसा न करने का कथन किया गया । 
लाइसेंसधारक द्वारा अपना मूल लाइसेंस भी जमा कराया गया । 


703 


भाग 1 - क 


उत्तराखण्ड गजट, 15 अक्टूबर, 2016 ई० ( आश्विन 23, 1938 शक सम्वत् ) 


अतः, मैं , संदीप सैनी, अनुज्ञापन प्राधिकारी, मोटर वाहन विभाग, देहरादून , मोटरयान अधिनियम , 1988 की 
धारा 19 की उपधारा 1 ( आई) सपठित धारा 23 (1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं समस्त तथ्यों का संज्ञान 
लेते हुए लाइसेंसधारक श्री रामवीर सिंह पुत्र श्री राम चन्द्र सिंह, 63/58. पार्क रोड, देहरादून को 23.08.2016 से 
45 दिवस की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के वाहन चलाने हेतु चालन अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए निरहित 
करता हूँ । 
आज दिनांक 20.0 016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया । 

संदीप सैनी , 
लाइसेंसिंग प्राधिकारी, 
मोटर वाहन विभाग, 

देहरादून । 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), ऋषिकेश 

आदेश 

27 सितम्बर, 2016 ई ० 
पत्रांक 1191 / प्रशा0 / ला 0 / 2016 -विभिन्न प्रवर्तन अधिकारियों / पुलिस अधिकारियों द्वारा चालन अनुज्ञप्ति के 
विरुद्ध की गयी कार्यवाही की संस्तुति पर लाइसेन्सधारकों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया । लाइसेंसधारकों 
द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होने के कारण चालन अनुज्ञप्तियों के विरुद्ध जनसुरक्षा 
को ध्यान में रखते हुए अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में डा 0 अनीता चमोला, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, 
ऋषिकेश, मोटर यान अधिनियम , 1988 की धारा 19 की उपधारा -1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
निम्नलिखित लाइसेन्सों को उनके सम्मुख अंकित अवधि तक निलम्बित करती हूँ: 
लाइसेन्सधारक का नाम 

संस्तुतिकर्ता 
लाइसेंस संख्या / श्रेणी 

कृत कार्यवाही 

अभियोग 
सं ० 

अधिकारी 

निलम्बित 


क्र ० 


व पता 


3 


4 


5 


2 


6 


1 


1 . 


शराब का 22.09.2016 से 
सेवन कर 

21.12.2016 
वाहन चलाना तक निलम्बित 


शराब का 


2 . 


सेवन कर 


22.09.2016 से 

21.12.2016 
तक निलम्बित 


वाहन चलाना 


3 . 


श्री शम्भु दे पुत्र यूके -1420080001034, सहायक सम्भागीय 
श्री मदन गोपाल दे , हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी , 
निवासी – चन्द्रेश्वर नगर , ( गैर परिवहन ). 

नई टिहरी 
ऋषिकेश 

हल्का मोटर वाहन 

( व्यवसायिक ) 
श्री ओम पाल सिंह पुत्र यूके -1420060057647 , वरिष्ठ पुलिस 
श्री चरण सिंह, 

हल्का मोटर वाहन अधीक्षक , 
निवासी - टीएचडीसी , ( गैर परिवहन ), 

टिहरी गढ़वाल 
ऋषिकेश 

हल्का मोटर वाहन 

( व्यवसायिक ) 
श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र 

यूके -1419980070914, पुलिस अधीक्षक , 
श्री दर्शन सिंह , 

हल्का मोटर वाहन , रूद्रप्रयाग 
निवासी - ग्राम ताली हल्का मोटर वाहन 
अगस्त मुनि, रूद्रप्रयाग ( व्यव० ), परिवहन यान 
श्री गौरव नेगी पुत्र यूके -1420150084455, वरिष्ठ पुलिस 
श्री सोहन सिंह, 

मोटर साइकिल, अधीक्षक , देहरादून 
निवासी - रानीपोखरी, हल्का मोटर वाहन 
देहरादून 

( गैर परिवहन ) 
श्री मानवर सिंह पुत्र श्री यूके -1419940084988, पुलिस अधीक्षक , 
हयात सिंह, निवासी ग्राम मोटर साइ 0 , हल्का चमोली 
कठूड गोपेश्वर, चमोली 

मोटर वाहन, हल्का 
मोटर वाहन ( व्यव ०). 
परिवहन यान 


शराब का 
सेवन कर 
वाहन चलाना 


22.09.2016 से 

21.12.2016 
तक निलम्बित 


4 . 


शराब का 
सेवन कर 
वाहन चलाना 


22.09.2016 से 

21.12.2016 
तक निलम्बित 


शराब का 


5 . 


सेवन कर 


22.09.2016 से 

21.12.2016 
तक निलम्बित 


वाहन चलाना 


704 


1 


4 


6 


6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


10 . 


11. 


उत्तराखण्ड गजट , 15 अक्टूबर, 2016 ई ० ( आश्विन 23 , 1938 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
2 3 

5 
श्री सुनिल कुमार पुत्र 

यूके -1420030055142 , वरिष्ठ पुलिस शराब का 22.09.2016 से 
श्री मोहन लाल , 

मोटर साइकिल , हल्का अधीक्षक, देहरादून सेवन कर 21.12.2016 
निवासी - मकान नं 0 285 , मोटर वाहन , हल्का 

वाहन चलाना तक निलम्बित 
बनखण्डी, ऋषिकेश मोटर वाहन ( व्यव ०) , 

प ० यान 
श्री आशीष कुमार पुत्र 

यूके -1420100016471 , वरिष्ठ पुलिस शराब का 22.09.2016 से 
श्री कदम सिंह , मोटर साइकिल , हल्का अधीक्षक, 

सेवन कर 

21.12.2016 
निवासी -373, प्रतीत नगर, 

मोटर वाहन 

टिहरी गढ़वाल 

वाहन चलाना तक निलम्बित 
रायवाला, देहरादून ( गैर परिवहन) 
श्री नरेश नेगी पुत्र यूके -1420130054860 . वरिष्ठ पुलिस शराब का 22.09.2016 से 
श्री चन्दन सिंह नेगी, मोटर साइकिल , हल्का अधीक्षक, 

सेवन कर 

21.12.2016 
निवासी -602, नेहरू गाम , 

मोटर वाहन 

टिहरी गढ़वाल 

वाहन चलाना तक निलम्बित 
निकट मनेरी भाली ( गैर परि० ) 
कॉलोनी, ऋषिकेश 
श्री धरम सिंह रावत पुत्र यूके -1420030050590 . 

वरिष्ठ पुलिस 

शराब का 22.09.2016 से 
श्री राजेन्द्र सिंह रावत , हल्का मोटर वाहन अधीक्षक , टिहरी, 

सेवन कर 

21.12.2016 
निवासी - ढालवाला कैलाश ( गैर परिवहन ), हल्का देहरादून 

वाहन चलाना तक निलम्बित 
गेट, मुनि की रेती , टिहरी मोटर वाहन 
गढ़वाल 

(व्यवसायिक ) 
श्री विनोद सिंह नेगी पुत्र यूके -1420100018286 , वरिष्ठ पुलिस शराब का 22.09.2016 से 
श्री गब्बर सिंह नेगी , हल्का मोटर वाहन ( गैर अधीक्षक , 

सेवन कर 

21.12.2016 
निवासी - आशुतोष नगर , परिवहन ) 

टिहरी गढ़वाल 

वाहन चलाना तक निलम्बित 
ऋषिकेश 
श्री नरेन्द्र सिंह राणा पुत्र यूके -1420110028800, पुलिस अधीक्षक , शराब का 22.09.2016 से 
श्री अबूल सिंह राणा, हल्का मोटर वाहन उत्तरकाशी 

सेवन कर 21.12.2016 
निवासी -24, राजीव ग्राम , ( गैर परिवहन) 

वाहन चलाना तक निलम्बित 
ढालवाला, ऋषिकेश 

परिवहन यान 
श्री आलम खान पुत्र यूके -14201400068851, सहायक सम्भागीय 

क्षमता से 

22.09.2016 से 
श्री सलीम , 

हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, अधिक सवारी 21.10.2016 
निवासी -12. खैरी खुर्द (गैर परिवहन ), 

ऋषिकेश 

बैठाना तक निलम्बित 
श्यामपुर, ऋषिकेश 

हल्का मोटर वाहन 

(व्यवसायिक ) 
श्री भगवान सिंह पुत्र यूके -1419870024675 , सहायक सम्भागीय क्षमता से 22.09.2016 से 
श्री धुम सिंह , 

हल्का मोटर वाहन, परिवहन अधिकारी, अधिक सवारी 21.10.2016 
निवासी - मालदेवल , हल्का मोटर वाहन टिहरी 

बैठाना 

तक निलम्बित 
पो 0 - खास टिहरी 

(व्यव ० ). परिवहन यान 
श्री विश्वनाथ पुत्र 

यूके -1420 130052584 , सहायक सम्भागीय क्षमता से 22.09.2016 से 
श्री बकसु , निवासी -88 , 

मोटर साइकिल , परिवहन अधिकारी, अधिक सवारी 21.10.2016 
इन्द्रा नगर, ऋषिकेश हल्का मोटर वाहन ऋषिकेश 

बैठाना 

तक निलम्बित 
( गैर परि० ) 
श्री भरत सिंह पुत्र यूके -1419950038813. सहायक सम्भागीय क्षमता से 22.09.2016 से 
श्री दयाल सिंह , 

मोटर साइकिल, हल्का परिवहन अधिकारी, अधिक सवारी 21.10.2016 
निवासी - शहजादा , 

मोटर वाहन, हल्का 

ऋषिकेश 

बैठाना 

तक निलम्बित 
पो ० - उदयपुर पल्ला, 

मोटर वाहन 
पौड़ी गढ़वाल 

(व्यवसायिक ) 
श्री भरत सिंह पुत्र 

यूके -1419950038813 , सहायक सम्भागीय क्षमता से 22.09.2016 से 
श्री दयाल सिंह , 

हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, अधिक सवारी 21.10.2016 
निवासी - शहजादा, (गैर परिवहन ), ऋषिकेश 

बैठाना 

तक निलम्बित 
पो ० - उदयपुर पल्ला, हल्का मोटर वाहन 
पौड़ी गढ़वाल 

(व्यवसायिक) 
श्री चन्दन बनर्जी पुत्र यूके -1420010065088 . सहायक सम्भागीय क्षमता से 22.09.2016 से 
श्री शंकर बनर्जी, 

हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, अधिक सवारी 21.10.2016 
निवासी -302 चन्द्रेश्वर रोड, ( गैर परिवहन). 

ऋषिकेश 

बैठाना 

तक निलम्बित 
ऋषिकेश 

हल्का मोटर वाहन 
( व्यवसायिक) 


12 . 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


भाग 1 - क 


उत्तराखण्ड गजट, 15 अक्टूबर, 2016 ई ० ( आश्विन 23, 1938 शक सम्वत् ) 


705 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


18. श्री राम सिंह पुत्र 

श्री जगत सिंह मार्फत 
मनमोहन सिंह, कन्हारवाला 
बडोवाला , ऋषिकेश 


19. श्री पोखर मल्ल पुत्र 

श्री नत्थू प्रसाद , 
निवासी - इन्द्रा नगर , 
ऋषिकेश 


20. श्री रमेश गौतम पुत्र 

श्री जनार्धन प्रसाद, 
निवासी -216, चन्द्रशेवर रोड, 
ऋषिकेश 


21. श्री विक्रम सिंह पुत्र 

श्री खिलाफ सिंह, 
निवासी -- 1एसई -148 14, 
बीघा ऋषिकेश 


22. श्री जय सिंह पुत्र 

श्री जगत सिंह, 
निवासी - गगवाडी भोगपुर, 
देवप्रयाग, टिहरी 


23. श्री जगदीश कुमार 

पुत्र श्री मदन लाल , 
निवासी - हरिद्वार रोड, 
ऋषिकेश 


यूके -1420100015758, सी ० पी ० यू ० . 

वाहन चलाते 

22.09.2016 
अशक्त वाहन 

देहरादून 

समय मोबाइल 
का प्रयोग 

21.10.2016 

तक 

निलम्बित 
यूके -1419990049488, सहायक सम्भागीय क्षमता से 22.09.2016 
हल्का मोटर वाहन • परिवहन अधिकारी, अधिक सवारी 
( गैर परिवहन ), 

ऋषिकेश 

बैठाना 

21.10.2016 
हल्का मोटर वाहन 

तक 
(व्यवसायिक ) 

निलम्बित 
यूके -1419990049488, सहायक सम्भागीय क्षमता से 22.09.2016 
हल्का मोटर वाहन 

परिवहन अधिकारी, अधिक सवारी से 
( गैर परिवहन) 

ऋषिकेश 

बैठाना. 21.10.2016 
हल्का मोटर वाहन 

तक 
( व्यवसायिक ) 

निलम्बित 
यूके -1420100015719, सहायक सम्भागीय क्षमता से 24.09.2016 
हल्का मोटर वाहन , परिवहन अधिकारी, अधिक सवारी से 
हल्का मोटर वाहन (व्यव०), रूद्रप्रयाग 

बैठाना 

23.10.2016 
परिवहन यान 

तक 

निलम्बित 
यूके -1419990028581, सहायक सम्भागीय क्षमता से 27.09.2016 
हल्का मोटर वाहन , परिवहन अधिकारी, अधिक सवारी से 
हल्का मोटर वाहन (व्यव ० ) ऋषिकेश 

बैठाना 

26.11.2016 

तक 

निलम्बित 
यूके -1420000049595 , सहायक सम्भागीय क्षमता से 27.09.2016 
हल्का मोटर वाहन , 

परिवहन अधिकारी, अधिक सवारी 
हल्का मोटर वाहन (व्यव 0), पौड़ी 

बैठाना 

26.11.2016 
परिवहन यान 

तक 

निलम्बित 
यूके -1420000041471 , सहायक सम्मागीय क्षमता से 27.09.2016 
हल्का मोटर वाहन , परिवहन अधिकारी, अधिक सवारी से 
हल्का मोटर वाहन ( व्यव ०) उत्तरकाशी बैठाना 

26.11.2016 

तक 

निलम्बित 
यूके -1420060043806 , सहायक सम्भागीय क्षमता से 27.09.2016 
हल्का मोटर वाहन , 

परिवहन अधिकारी, अधिक सवारी से 
हल्का मोटर वाहन ( व्यव ०), ऋषिकेश 

बैठाना 

26.11.2016 
परिवहन यान 

तक 

निलम्बित 
यूके -1420060043806, सी ० पी ० यू ०. 

वाहन चलाते 

27.09.2016 
मोटर साइकिल, 

देहरादून 

हुए मोबाइल से 
हल्का मोटर वाहन 

का प्रयोग 

26.11.2016 

तक 

निलम्बित 
-1420070088237 , सी ० पी ० यू ०, रैड लाईट 

27.09.2016 
मोटर साइकिल, 

देहरादून जम्प करना 

से 
हल्का मोटर वाहन 

26.11.2016 

तक 

निलम्बित 
यूके -1420130064733 . सी ० पी ० यू ० . खतरनाक 27.09.2016 
मोटर साइकिल, 

देहरादून संचालन 

से 
हल्का मोटर वाहन 

26.11.2016 

तक 
निलम्बित 


24. श्री गोविन्द सिंह पुत्र 

श्री सत्ये सिंह, 
निवासी - मुखाल गाँव , 
टिहरी गढ़वाल 


25. श्री राकेश सिंह पुत्र 

श्री सोकार सिंह, 
निवासी - गुजर , 
टिहरी गढ़वाल 


26. श्री राजदीप पटवाल पुत्र 

श्री धर्मवीर सिंह, 
निवासी थाना ऋषिकेश 


यूके -1 


27. श्री अजय डोभाल पुत्र 

श्री राम लाल डोभाल , 
निवासी - कुलना, डी / 62 , 
के ० पी ० क्षेत्र, भानियावाला, 

देदून 
28. श्री नीरज चमोली पुत्र 

श्री सोवन लाल चमोली, 
निवासी -भट्ट गाँव , 
पालकोट गजा, टिहरी 


706 


उत्तराखण्ड गज़ट, 15 अक्टूबर, 2016 ई0 ( आश्विन 23, 1938 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


खतरनाक 
संचालन 


27.09.2016 

से 
26.11.2016 

तक 
निलम्बित 


27.09.2016 


29. श्री किशन लाल पुत्र के 0 932 / ऋषिकेश / 04, सी ० पी ० यू ०; 
श्री आनन्दी राम, मोटर साइकिल 

देहरादून 
निवासी - लदोंगी, 
पो 0 गुलर दोगी, 

टिहरी गढ़वाल. 
30 . 

श्री संगीत पीटर पुत्र 15275 / ऋषिकेश / 08 पुलिस अधीक्षक , 
श्री अरबस्तं पीटर, 

यातायात, 
निवासी - सेक्टर 11 बी 06 , 

गौतमबुद्धनगर 
मोलधार , 

टिहरी गढ़वाल 
31 . श्री सतेन्द्र प्रसाद सेमवाल एस -1203 / ऋषिकेश / 2002 सी ० पी ० यू० , 
पुत्र श्री देवेन्द्र प्रसाद सेमवाल , 

देहरादून 
निवासी - लदाडी, उत्तरकाशी 


वाहन चलाते 
समय मोबाइल 
का प्रयोग 


26.11.2016 

तक 
निलम्बित 


वाहन चलाते 
समय मोबाइल 
का प्रयोग 


27.09.2016 

से 
26.11.2016 

तक 
निलम्बित 


डा 0 अनीता चमोला, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , 

ऋषिकेश । 


पी ०एस ० यू० ( आर0 ई० ) 42 हिन्दी गजट / 509 -माग 1 - क -2016 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड , रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू ०ए ० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015--17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 
रुड़की, शनिवार , दिनांक 15 अक्टूबर, 2016 ई0 ( आश्विन 23, 1938 शक सम्वत् ) 


भाग 8 
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
कार्यालय नगर पंचायत, भीमताल ( नैनीताल ) 


उपविधि सूचना 


01 अक्टूबर, 2016 ई ० 
पत्रांक -181 / गजट / 2016 - पत्रांक 55 / IV- सफाई अनुभाग / 2013-14, दिनांक 29.05.2013 , नगर पंचायत , 
भीमताल , जिला नैनीताल ने नगरपालिका अधिनियम , 1916 की धारा 298 झ ( घ) एवं भारत का राजपत्र, नई दिल्ली, 
25.09.2000 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धक और 
हथालन को नियमित करने हेतु उपभोग शुल्क (यूजर चार्जेज ) की उपविधि बनायी गयी है, जिसकी पुष्टि बोर्ड द्वारा 
अपने प्रस्ताव सं 0 18, दिनांक 16.05.2013 के द्वारा कर दी गयी है: 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 

इन नियमों का संक्षिप्त नगर नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन और हथालन नियम, 2000 के अन्तर्गत उपभोग ( यूजर चार्जेज) 

नियम , 2013 होगा । 
2. जैसे इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित है, उसके अतिरिक्त में राजकीय बजट में प्रकाशन की तिथि से लागू / प्रवृत्त 


होंगे । 


3. लागू होना 


ये नियम नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रह, पृथक्करण भण्डारण , परिवहन , प्रसंस्करण तथा व्ययन के संचालन एवं 
रख - रखाव के लिए होगा । 

न्यू ऐक्ट, 1916 की धारा 298 के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धक एवं हथालन नियम भारत का राजपत्र 
दिनांक 25.09.2000 के प्राविधानों पर निम्न उपविधियों व शुल्क आरोपण किये जाने हेतु । 
उपविधि नियमावली 

यह उपविधि नगर पंचायत , भीमताल सीमान्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट, प्रबन्धक एवं हथालन योजना के 
संचालन एवं रख - रखाव हेतु उपभोग शुल्क (यूजर चार्जेज) उपविधि, 2012 कहलायेगी । 
उक्त उपविधि नगर पंचायत सीमान्तर्गत प्रभावी होगी । 


1 . 


2 . 


231 - ट 


232 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


1 . 


उत्तराखण्ड गजट , 15 अक्टूबर , 2016 ई ० ( आश्विन 23, 1938 शक सम्वत् ) 

[ भाग 8 
परिभाषा 

"नगर पंचायत से तात्पर्य, नगर पंचायत, भीमताल से है । 
अध्यक्ष से तात्पर्य, अध्यक्ष, नगर पंचायत , भीमताल से है । 
" अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत , भीमताल से है । 
नगर स्वास्थ्य अधिकारी से तात्पर्य, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पंचायत, भीमताल से है । 
"स्वच्छता समिति से तात्पर्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार नगर पंचायत, मीमताल मौहल्लों में 

गठित स्वच्छता समिति से है । 
उपमोग शुल्क ( यूजर चार्जेज ) शुल्क सूची 
प्रति परिवार / घर 

₹ 15 / माह । 
बाजार क्षेत्र / अण्डा मार्केट प्रति दुकान आदि 

₹ 25 / माह । 
मलिन बस्ती - प्रति घर 

₹ 10 / माह । 
होटल प्रति रुम 

₹ 50 / माह । 
रेस्टोरेन्ट (प्रति ट्विन बिन) 

₹ 100 / माह । 
शासकीय / अर्द्ध शासकीय /निजी संस्थान और संस्थायें 

₹ 10 / माह । 
टूरिस्ट 

₹ 05 / माह । 
शुल्क वसूली 

नगर पंचायत, भीमताल द्वारा नियुक्त प्राधिकृत व्यक्ति, संस्था / मौहल्ला स्वच्छता समिति के द्वारा निर्धारित 
रसीद द्वारा की जायेगी । 
नियमित समय के अन्दर शुल्क भुगतान न करने पर अवशेष राशि की वसूली भू - राजस्व की भाँति वसूली 
जायेगी । 
शुल्क वसूली हेतु नगर पंचायत / एस0 डब्लू ०एम ० क्रियान्वयन संस्था निर्धारित प्रारूप पर माँग / वसूली रजिस्टर 
रखा जायेगा, जिसमें प्रति माह / प्रति दिन अथवा पालिका / संस्था / मौहल्ला स्वच्छता समिति द्वारा समय - समय 
पर जनसुविधानुसार शुल्क वसूली की जा सकेगी । वार्षिक शुल्क वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में एक मुश्त जमा 
करने पर 10 प्रतिशत की छूट देय होगी । उपभोग शुल्क (यूजर चार्जेज) एवं दण्ड वसूलने हेतु नगर पंचायत, 
भीमताल के अधिशासी अधिकारी अथवा पालिका द्वारा अधिकृत एस 0 डब्लू ० एम० को क्रियान्वित करने वाली संस्था 

मौहल्ला स्वच्छता समितियाँ अधिकृत होंगी । बकाये की वसूली भू - राजस्व की भाँति की जायेगी । 
4. प्रतिमाह / प्रतिदिन दैनिक आय का संलग्न प्रारूप का सत्यापन नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी के द्वारा किया 

जायेगा । 
उपभोग शुल्क (यूजर चार्जेज) वसूली अनुसूची में समय - समय पर जन सुविधानुसार नियमों में परिवर्तन के लिए 
पालिका बोर्ड में निहित होगा । 
विशेष परिस्थितियों में आवेदन करने पर अतिनिर्धन व्यक्ति को उक्त शुल्क से छूट देने का पालिका बोर्ड में 
निहित होगा । 

शास्ति 
पालिका की नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजनान्तर्गत उपभोग शुल्क (यूजर चार्जेज) उपविधि का उल्लंघन 
करने पर पालिका अधिनियम की धारा 298 के अधीन कार्यवाही / जुर्माना / अर्थदण्ड, जो ₹ 1,000 तक होगी , यदि 
निर्धारित अवधि तक धनराशि जमा नहीं की जाती है, तो इस धनराशि के अतिरिक्त ₹ 50 प्रतिदिन दण्ड देय होगा । 
यदि उपभोक्ता ( यूजर ) कूड़ा अलग - अलग डिब्बों में पृथ्थकीकरण कर नहीं रखता है, तो यूजर चार्जेज दो गुणे देय होंगे । 
पान सिंह बोहरा, 

राजेश सिंह नेगी, 
अधिशासी अधिकारी, 

अध्यक्ष, 
नगर पंचायत , भीमताल । 

नगर पंचायत , भीमताल । 


2 . 


3 . 


5 . 


6 . 


पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई ०) 42 हिन्दी गजट / 509 - भाग 8-2016 (कम्प्यूटर / रीजियो ) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


